निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा 

द्वारा प्रकाशित 


( सं ० पटना 49 ) 


11 फाल्गुन 1930 ( श ० ) 
पटना , सोमवार , 2 मार्च 2009 


समाज कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

19 सितम्बर 2008 
सं0-3 / स0 क 0नि0-10-06 / 05–3486 - कल्याण विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक -1906 दिनांक -06.05. 
2002 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में रश्मि कुमारी को बाल विकास परियोजना 
पदाधिकारी, नोखा, रोहतास के पद पर 6500-200-10,500 / - रु0 के वेतनमान में नियुक्त किया गया था । उन्होंने 
दिनांक 28.05.2002 को नियुक्त पद पर योगदान दिया था । 

जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक -147 दिनांक 17.06.2003 द्वारा विभाग में श्रीमती रश्मि कुमारी बाल 
विकास परियोजना पदाधिकारी, नोखा, रोहतास के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति, कर्तव्य निर्वहन में उदासीनता तथा 
सरकारी सेवक आचार संहिता के विपरीत आचरण किये जाने संबंधी प्राप्त आरोप पत्र (प्रपत्र क ) के आलोक में 
उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या -3454 दिनांक 19.08.2003 द्वारा निलंबित किया गया और विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक -889 दिनांक 25.02.2004 द्वारा उनके विरूद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील) नियमावली-55 
अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें उप निदेशक कल्याण, पटना प्रमंडल पटना को संचालन 
पदाधिकारी तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी , पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

श्रीमती रश्मि कुमारी, निलंबित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नोखा, रोहतास का निलंबन अवधि में 
मुख्यालय आई0 सी 0 डी 0 एस0 निदेशालय, पटना रखा गया था । किन्तु निर्धारित मुख्यालय में उन्होंने योगदान नहीं 
दिया । विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि 
आरोपी पदाधिकारी को सुनवाई की तिथि निर्धरित कर कारण पृच्छा देने एवं सुनवाई की तिथि को उपस्थित रहने 
के लिए बार - बार अवसर दिया गया तथा इस कम में उनके पता पर निबंधित डाक से उन्हें सूचना भेजी गयी, 
किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अन्ततोगत्वा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से आरोपी को कारण 
पृच्छा समर्पित करने के लिए सूचना दैनिक समाचार पत्र ( दैनिक जागरण) में दिनांक 24.03.2005 को प्रकाशित 
करवायी गयी । परन्तु इसके बावजूद आरोपी पदाधिकारी न तो उपस्थित हुई, न अपना कारण पृच्छा ही समर्पित 
किया । उनसे उत्तर प्राप्त नहीं होने पर जॉच पदाधिकारी द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन समर्पित करते 

हुए 

आरोपों को 
प्रमाणित पाया । उक्त स्थिति में विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त दैनिक जागरण समाचार पत्र मे दिनांक 14.04.06 को 
प्रकाशित सूचना के माध्यम से आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी कि उनकी अनाधिकृत 
अनुपस्थिति के लिए क्यों नहीं उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाय । किन्तु निर्धारित अवधि के बीतने के बाद भी उनसे 
उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अतएव श्रीमती रश्मि कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा 


2 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 2 मार्च 2009 


आयोग से सहमति मांगी गई । बिहार लोक सेवा आयोग ने श्रीमती रश्मि कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने हेतु 
विभागीय प्रस्ताव को उचित मानते हुए सहमति व्यक्त की है । 

( 2) श्रीमती रश्मि कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नोखा, रोहतास (निलंबित ) के 
विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति, कर्तव्य निर्वहन में उदासीनता तथा सरकारी सेवक आचार संहिता के विपरीत आचरण 
किये जाने संबंधी आरोप के तहत चलायी गई विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच 
प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण राज्य सरकार ने श्रीमती रश्मि कुमारी, निलंबित बाल विकास 
परियोजना पदाधिकारी, नोखा, रोहतास को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है । 

( 3) फलस्वरूप श्रीमती रश्मि कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नोखा, रोहतास 
(निलंबित) के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति, कर्तव्य निर्वहन में उदासीनता तथा सरकारी सेवक आचार संहिता के 
विपरीत आचरण किये जाने संबंधी आरोप के तहत चलायी गई विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा 
समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण राज्य सरकार श्रीमती रश्मि कुमारी, निलंबित बाल 
विकास परियोजना पदाधिकारी, नोखा, रोहतास को तत्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

विजय प्रकाश, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 49-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


